निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


11 श्रावण 1943 ( श ० ) 
( सं ० पटना 652 ) पटना , सोमवार , 2 अगस्त 2021 


बिहार विधान सभा सचिवालय 


अधिसूचना 

7 जुलाई 2021 
सं ० 1 स्था०-62 / 2019-1214 / वि ० स ० - बिहार विधान सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या -1 स्था० 
62 / 2019-998 , दिनांक -12.08.2020 में श्री अनिल कुमार जायसवाल , उप सचिव , बिहार विधान सभा सचिवालय , पटना द्वारा 
बिहार विधान सभा के आंतरिक संसाधन एवं केन्द्रीय सहायता समिति के दिनांक -11.12.2017 से 20.12.2017 तक राज्य 
के अन्दर स्थल अध्ययन यात्रा में सम्मिलित समिति के माननीय सभापति श्री यदुवंश कुमार यादव , सदस्य , बिहार विधान सभा 
द्वारा सभा सचिवालय का वाहन उपलब्ध नहीं होने के कारण निजी वाहन का व्यवहार किये जाने के फलस्वरूप प्रस्तुत यात्रा 
भत्ता विपत्र , भुगतान के क्रम में राज्य सरकार के स्पष्ट परामर्श को छिपाकर तथ्यों को गलत रूप में प्रस्तुत करने , राज्य 
सरकार द्वारा परामर्श के आलोक में निर्गत सभा सचिवालय के पत्र संख्या -1 नि०-04 / 2017- 7357-7363 , दिनांक -22.06 . 
2017 को निरस्त करने संबंधी प्रस्ताव देने एवं सभा सचिवालय द्वारा मील भत्ते के संबंध में दिए गए यथोचित आदेश जारी 
होने के बावजूद संसदीय समिति के कार्यकलाप को जानबूझकर उलझाने के कारण उनसे पूछे गये स्पष्टीकरण की समीक्षा 
अनुशासनिक प्राधिकार स्तर पर की गई तथा स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाते हुए आरोपों की गंभीरता के आलोक में बिहार 
विधान सभा सचिवालय ( भर्ती और सेवा शर्ते ) नियमावली , 2018 के नियम -18 के अधीन बिहार विधान सभा के आदेश 
ज्ञापांक -2 स्था०-181 / 2018-623 , दिनांक -13.03.2019 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी । उक्त विभागीय कार्यवाही 
के जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आलोक में श्री जायसवाल के विरू / 4 प्रतिवेदित आरोप प्रपत्र - क , जाँच 
पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन पर प्राप्त लिखित अभिकथन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार स्तर पर की गई तथा 
सम्यक विचारोपरान्त आरोपों की प्रमाणिकता के आधार पर श्री अनिल कुमार जायसवाल , उप सचिव , बिहार विधान सभा 
सचिवालय को बिहार विधान सभा सचिवालय ( भर्ती और सेवा शर्ते ) नियमावली , 2018 के नियम -18 के अधीन 
अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार बिहार सरकारी सेवक ( वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली , 2005 के 


" 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ) 2 अगस्त 2021 


नियम -14 के संगत प्रावधानों के तहत् संचयात्मक प्रभाव से दो वार्षिक वेतनवृषि / 4 यों पर रोक का दण्ड अधिरोपित एवं 
संसूचित किया गया । 

उपर्युक्त बिहार विधान सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या -1 स्था०-62 / 2019- 998 , दिनांक -12.08.2020 के 
आलोक में श्री अनिल कुमार जायसवाल , उप सचिव द्वारा बिहार विधान सभा सचिवालय ( भर्ती एवं सेवा शर्ते ) नियमावली , 
2018 के नियम -19 ( 2 ) परन्तुक के आलोक में पुनर्विलोकन आवेदन प्रस्तुत किया गया । प्राप्त पुनर्विलोकन आवेदन पर 
सम्यक विचारोपरांत श्री जायसवाल को भविष्य में सचेत रहने तथा इसकी पुनरावृत्ति नहीं करने की लिखित चेतावनी दी 
जाती है । 

एतद् विषयक पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या -1 स्था०-62 / 2019-998 , दिनांक 12.08.2020 की कंडिका -6 को इस 
हद तक संशोधित समझा जाय । 

अध्यक्ष , बिहार विधान सभा के आदेश से , 
विमलेन्दु भूषण कुमार , 

अवर सचिव 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 652-571 + 10 - डी टी 0 पी 0 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


